





बी ५ 


विषय सूची 


चैप्टर ॥ 
पापा के नाम पत्र 


चैप्टर 2 
स्कीस बनाना 


चैप्टर 3 हनी 

बर्फ पर सकींग करना 
चैप्टर 4 

पहाड़ों के पार 


चैप्टर 5 
डेनी के लिए शुभ समाचार 










(६४७१ 5 


(० (?७२१$९४७४ एप 
8 # 7 वा ५ा [६ 
5५५४ 4 शा+५ा ९) न 


2 
है 


न ५.५४ | ४ ५१:४१: ःज 


रु 
5 


॥ क्‍ शी 


०५ [.[70 थ ० जे 


९. 








क्रिसमस के कुछ सप्ताह पहले की बात है. 
प्लेसरविल डाक घर में 

डेनी ओ'राइलि 

डाक गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था. 





डैनी ने अपने पापा को 
एक पत्र भेजना था. 


पत्र में लिखा था: 


प्रिय पापा, 

आप को गए हुए बढ़त समय बीत गया हैं. 
ऑलन्ट नैंन और मैं दिन गिनते रहते हैं: 
मेरी उच्छा हैं कि आप घर आ जाए: 
क्या आप अभी भी नेवाडा में 

सोने की खोज कर रहा हैं? 

अगर आप को स्रोना मित्र भी जाता हैं 
तो मुझे इससे कोर्ड फर्क नहीं पड़ता: 
मुझे आपकी बहुत याव आती हैं. 

काश, आप क्रिसमस पर 

घर वापस आ पाते. 

आपका पृत्र, 

डैनी. 





दरवाज़ा खुला. 


“वसंत आने तक डाक नहीं आ-जा सकती. 
बर्फ बहुत अधिक है 


वृद्ध जो, डाकघर का क्लके,, भीतर आया. 
“बुरा समाचार है,” उसने कहा. 


डेनी को अपने आंसू रोकने के लिए 
प्रयास करना पड़ा. 

अपना पत्र उसने जेब में रख लिया. 
“अब मेरा पत्र किस काम का?” 

उसने ऑन्‍न्ट नैन से पूछा. 

“पापा को कभी पता न चलेगा 

कि मुझे उनकी कितनी याद आती है. 
शायद वह कभी वापस ही न आयें.” 
"शांत हो जाओ, लड़के,” ऑन्‍्ट नैन ने कहा. 
“तुम्हें वसंत तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. 
अब पहाड़ों के उस पार 

कोई नहीं जा सकता, 

डाक भी नहीं.” 





तभी जॉन टॉमसन 
आगे आया. 

वह नगर में कुछ समय पहले ही आया था. 
“शीत ऋतु में क्या कोई डाक नहीं जायेगी?” # 
जॉन ने पूछा. | 
“यह सही है,” 

वृद्ध जो ने कहा. 

“सिएरा नेवाडा के पहाड़ों को 

सर्दियों में पार करने की कई लोगों ने 
कोशिश की है लेकिन कम लोगों 
को ही सफलता मिली है. 

बर्फीले समय में यह पहाड़ 
खतरनाक हो जाते है.” 








“मैं पार कर सकता हूँ” जॉन ने कहा. 
“कैसे?” डैनी ने पूछा. 





“एक तरीका है,” जॉन बोला. 
“कल मेरे कमरे में आना 
और मैं तुम्हें दिखा दूगा.” 





2. 
स्कीस बनाना 


जॉन एक लड्ठे को काट रहा था. 
व्हैंक/ थ्वैक/ 

“आप क्‍या कर रहे हैं?” 
डैनी ने पूछा. 

जॉन ने ऊपर देखा और 
माथे से पसीना पॉौंछा. 
“डाक ले जाने के लिए 
मैं स्कीस बना रहा हूँ." 
उसने कहा. 

"स्कीस क्या होती हैं? 
डैनी ने पूछा. 











“स्कीस बर्फ में पहनने वाले जूतों 
जैसी होती हैं,” जॉन ने कहा. 
“लेकिन स्कीस बर्फ पर तेज़ी से 
फिसल जाती हैं. 

शीत कऋतु में नॉर्वे में हर कोई 
स्कीस पहन कर एक जगह से 
दूसरी जगह जाता है. 

“क्या इन्हें पहन कर आप 
पहाड़ों के पार जा सकते हैं?” 
डैनी ने पूछा. 

“निश्चय ही,” जॉन ने कहा. 





जॉन ने अपनी कुल्हाड़ी चलाइं. 

व्हैंक/ थ्वैक/ व्हैंक/ 

उसने लट्ठे को बार-बार काटा. 

“यह लो! लकड़ी के दो लंबे तख्ते 

बन गये हैं. अब हमें इस लकड़ी को 
शीशे समान चिकना बनाना है.” 

“क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हू?” 
डैनी ने पूछा. 

“हां,” जॉन ने कहा. 

“जब इन लकड़ी के तख्तों को 

मैं स्कीस का आकार दे दूँगा तब तुम 
इन्हें रगड़ कर चिकना बना देना.” 





खुरचना! खरोचना डैनी के हाथ थक गये, 


खुरचना? खरोचना! लेकिन वह रुका नहीं. 





“तुम बहुत अच्छा कर रहे हो,' 
जॉन ने डैनी से कहा. 

डेनी मुस्कराया. 

अब वह उतना थका हुआ 
महसूस न कर रहा था. 
आखिरकार लकड़ी शीशे समान 
चिकनी हो गई. 

“क्या स्कीस बन गईं?” 

डैनी ने पूछा. 

“अभी नहीं,” जॉन ने कहा. 

“अब हमें लकड़ी को उबालना है.” 
“लकड़ी उबालनी है?” डेनी ने पूछा. 
“हां,” जॉन ने कहा. 





कु... 


“हमें लट्ढटे के सिरों को लचीला बनाना है 
ताकि हम इन्हें मोड़ सके.” 
“इस में कितना समय लगेगा?” 
डैनी ने पूछा. 

“शायद सूर्यास्त तक,” 

जॉन ने कहा. 

डेनी ने देखा कि 

उबलते हुए पानी में त्रकड़ी के 
ऊपर बुलबुले इकट्ठे ही रहे थे. 


नकली. 
बस ानकी 


- -+-ारबेडक्‍ला:॑लीए2प.. वश 












“क्या लकड़ी अब नरम हो गई है?” 
डैनी ने पूछा. 

“हां,” जॉन ने कहा. 

“अब हम लकड़ी के नरम सिरों को 


दो लड्टों के बीच फंसा देंगे. 
इस से नरम सिरे घूम जायेंगे. 


कल तक यह स्कीस सूख जायेंगी. 
सूर्योदय के समय मैं इनकी जाँच करूंगा. 





डेनी ने अपनी जेब में अपना हाथ डाला. 
“शीघ्र ही मेरा पत्र 

पापा के पास जाएगा, 

उसने कहा. 

“तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो,” 
जॉन ने कहा. 











है. हा 
कुक श् 


औ 


है 





3. 
बर्फ पर स्कींग करना 


हैंगटाउन पहाड़ियों पर सूर्य उदय हुआ. 
डेनी जल्दी-जल्दी आया. 

जॉन स्कीस पहने हुए था. 
उसके एक हाथ में 

एक लंबा डंडा था. 

वह बर्फ पर सस्‍्कींग कर रहा था. 





“आप बहुत तेज जा रहे हैं!” डैनी 
चिल्लाया. 


जॉन रुक गया. 
“अब में पहाड़ी पर जाने की 
कोशिश करूंगा,” उसने कहा. 





“रुको,” डैनी ने कहा. 

“मैं ऑन्ट नैन को बुला कर लाता हूँ 
वह भी देखना चाहेगी.” 

सब देखने के लिए बाहर आ गये. 





“यह मैं चला!” जॉ चिल्ला कर 
ह जॉन ने चिल्ला कर कहा. व्ह्शा स्विशः व्ह्शा 





“जॉन पेड़ से टकरा जायेगा और 

उसकी खोपड़ी फट जायेगी,” "जान दु: साहसी नहीं है!” 
वृद्ध जो ने कहा. डेनी ने कहा. 

जल जैल चौंखी' “वह डाक ले जायेगा. जा क 


“दुः साहसी!” कोई और चिल्लाया. हम जड़ फ आपका का सकती कै 










4 “यह पहाड़ मेरे लिए 


पहाड़ों के पार बे हैं 
रंडी लेकिन तम चिंता न है 
उस दिन उज्ज्वल, ठंडी सुबह थी. हि हु जौट 
हे अवश्य लौट 
जॉन प्रस्थान करने के लिए तैयार था. हु 
कर आऊंगा.” 


डाक से भरा एक बड़ा बैग उसने 
अपनी पीठ पर बाँध रखा था. 
अपनी स्कीस को उसने पट्टों से 
जूतों पर कस कर बाँध लिया & 
“आप वापस कब आयेंगे?” 
डैनी ने पूछा. 

“मैं विश्वास से नहीं 

कह सकता,”जॉन ने कहा. 





जॉन ने अपनी यात्रा आरम्भ कर दी. 

वह स्कींग करता हुआ घाटियों के पार 
गया. 

वह पहाड़ियों के ऊपर और नीचे गया. 
वह आगे चलता गया. 








अचानक आकाश में अँधेरा छा गया 
और बर्फ गिरने लगी. 

हवा शोर करने लगी. 

हवा इतनी तेज़ चल रही थी 

कि जॉन को कुछ दिखाड़ न दे रहा था. 
“नगर के लोग ठीक ही कह रहे थे,” 
जॉन ने अपने आप से कहा. 

"सर्दियों में सिएरा नेवाडा 

बहुत खतरनाक हो जाते हैं." 


जॉन ने अभी बहुत दूर जाना था- 
लगभग नब्बे मील दूर. 

लेकिन उसने हार न मानी. 

वह वापस नहीं लौटा. 











5. 
डैनी के लिए शुभ समाचार 


डाकघर की खिड़की के शीशे पर डैनी 
ने अपनी नाक दबाई 


और पहाड़ों को एकटक देखने लगा. 
“जॉन को गए पाँच दिन हो गये हैं,” 
डेनी ने कहा. 

“बेचारा जॉन,” ऑन्‍्ट नैन ने कहा. 
“मुझे आशा है कि वह अभी जीवित 
होगा.” 

“हो सकता है ठंड के कारण उसकी मृत्यु 
हो गई हो,” एक आदमी ने कहा. 

“हो सकता है भेड़ियों ने उस पर हमला 
कर दिया हो,” उस आदमी की पत्नी ने 
कहा. 

“जॉन अवश्य वापस आयेगा,” 

डेनी ने कहा. 

"मैं जानता हूँ, वह आएगा.” 





अचानक वृद्ध जो चिल्लाया, 
“देखो! वह रहा वह आदमी 
अपने अनोखे स्नोशू पहने.” 


डैनी बाहर भागा. 





“मैं जानता था की आप लौट आयेंगे,” 


डेनी ने चिल्ला 


ल्ला कर कहा. 


मेंने तुम्हे कहा था कि तुम 

मुझ पर भरोसा कर सकते हो,” 

जॉन बोला. 

उसने अपना डाक से भरा थेला खोला 


और उस में से एक पत्र निकला. 
“यह लो, डैनी, यह तुम्हारे लिए है.” 








डेनी ने लिफ़ाफ़ा खोल कर पत्र निकला. 
वह पढ़ने लगा: 

प्रिय उँनी, 

तुम्हारा पत्र पाकर 

मुझे बढ़त प्रसन्‍नता ह््ई: 

मुझे भी त॒म्हारी याव आती हैं. 
क्रिसमस पर माँ घर आऊंँगा:. 
तुम से मिलने के लिए में 
ओर प्रतीक्षा नहीं कर सकता: 
पापा का बहत प्यार: 









“पापा यहाँ कैसे पहुँचेंगे?' 
डैनी ने जॉन से पूछा. 
“स्कीस पर!” जॉन ने कहा. 
“तुम्हारे पापा के लिए 
हम एक जोडी स्कीस 
बनायेंगे.” 





“पापा स्कीस पहन कर घर आयेंगे,” 
डैनी ख़ुशी से चिल्लाया. 
“पापा क्रिसमस पर घर आयेगे!” 


लेखक का नोट 


जॉन टॉमसन की यह कहानी एक सत्य कहानी है. उसका जन्म नोरवे में हुआ 
था. सोने की खोज में 850 के आसपास वह प्लेसरविलर, कैलिफ़ोनिया आ गया था. 
जॉन उन स्कैंडेनेवियन लोगों में से एक था जिन्होंने अमेरिका में लोगों को स्कीस 
से परिचय कराया था. 

सर्टियों में जब सिएरा नेवाडा, उत्तरी कैलिफ़ोर्निया को देश के अन्य भागों से 
अलग-थलग कर देता था, जॉन डाक के भारी थेले उठा कर अपनी स्कीस पर एक 
लंबी, खतरनाक यात्रा कर के पहाड़ों के पार जाता था. अपनी पाँच दिनों की इस 
यात्रा में वह सूखा मास और बिस्कुट खाकर भूख मिटाता था और प्यास बुझाने के 
लिए बर्फ का उपयोग करता था. पहाड़ों की गुफाओं में रात बिताता था. इस के 
बावजूद उसने कई बार रास्ते से भटके हुए और सर्दी से ठिढ़रे हुए लोगों को भी 
बचाया 


वहाँ के लोग उसे सनोश्‌ टॉमसन के नाम से बलाने लगे थे. हालाँकि वह सोना नहीं 
खोज पाया था, लेकिन वह कई दनन्‍तकथाओं का हीरो बन गया था 


